रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 / 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/99 


भारत का राजपत्र 


सत्यमेव जयते 


The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 – उप - खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 — Sub -section (ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , सोमवार , अक्तूबर 30 , 2017 / कार्तिक 8 , 1939 
NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 30, 2017/KARTIKA 8, 1939 


सं. 3041 ] 
No. 3041 ] 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

__ अधिसूचना 

नई दिल्ली , 30 अक्तूबर, 2017 
का . आ . 3472( अ). - केन्द्रीय सरकार ने , राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 (1956 का 48 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 
उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और 
राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . आ . 277 ( अ), तारीख 30 जनवरी , 2017, जो भारत के राजपत्र, असाधारण , भाग II , 
खण्ड 3, उपखंड ( ii ) में प्रकाशित की गई थी , द्वारा राजस्थान राज्य के राजसमंद जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 758 के 0.000 
कि . मी . से 30.000 कि . मी . (राजसमंद - भीलवाड़ा सेक्शन) तक के भूखण्ड के निर्माण ( चौड़ा करने / चार लेन का बनाने आदि,), 
अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की 
घोषणा की थी ; 


और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा ( 3) के अधीन तारीख 14 फरवरी, 2017 
को स्थानीय समाचार पत्र " दैनिक नवज्योति " और " राजस्थान पत्रिका दोनों में प्रकाशित किया गया था ; 


और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ; 


और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1 ) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट 
दे दी है ; 


अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की 
उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त 
प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ; 


और अब , केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा ( 2 ) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस 
अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय 
सरकार में निहित हो जाएगी । 


6454 GI/ 2017 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3 (ii) ] 


अर्ज 


अनुसूची 
राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 758 के कि . मी. 0 + 000 से कि . मी . 30 + 000 तक ( राजसमन्द - भीलवाड़ा सेक्शन) के लिए 

अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण । 
क्र . | जिला तालुक | गाँव का सर्वेक्षण | भूमि का प्रकार |। भूमि की | भूमि का हितबद्ध खातेदार 
का नाम का नाम नाम संख्या 

प्रकृति । क्षेत्रफल 

( हैक्ट . 


1 


2 


3 


4 


56 
692 

निजी 


राजसमन्द | राजसमन्द | आसोटिया 


नहरी 1 
बीड 1 


| 0 . 1745 
1745 | मांगीलाल चत्रभुज अम्बालाल प्यारेलाल 

पिता नवला केसीबाई बेवा नवला 
कुमावत सा कांकरोली खातेदार 


689 


निजी 


नहरी 1 


0 . 1522 


निजी 


690 


नहरी 1 


0 . 1694 


691 


निजी 


नहरी 1 
बीड 1 


0 . 5404 


निजी 


नहरी1 


695/ 1 


0 . 301 


695/ 2 


निजी 


नहरी 1 


0 . 3009 


भगवानदास पिता माणकलाल ब्राहमण 
सा कांकरोली खातेदार 
भगवानदास पिता माणकलाल ब्राहमण 
सा कांकरोली खातेदार 
भैरूलाल धनराज पिता फतहलाल 
5 / 6 महाजन सा कांकरोली ज्योति 
दिव्या डिम्पल पिता लालचन्द मेहता 
1 / 6 महाजन सा पिपलान्त्री हाल 
मुम्बई खातेदार 
शम्भुपुरी पिता रूपपुरी गुसाई सा 
कांकरोली खातेदार 
मदनपुरी पिता रूपपुरी गुसाई सा 
कांकरोली खातदार 
मंजु दक पत्नी सुशीलकुमार दक सा 
राजनगर सुशीला दक पत्नी 
भरतकुमार दक सा कांकरोली खातेदार 
निर्मलकुमार दक पिता देवीलाल 
ललीता दक पत्नी निर्मलकुमार दक 
सा कांकरोली खातेदार 
भगवानदास पिता माणकलाल ब्राहमण 
सा कांकरोली खातेदार 
भगवानदास पिता माणकलाल ब्राहमण 
सा कांकरोली खातेदार 
भगवानदास पिता माणकलाल ब्राहमण 
सा कांकरोली खातेदार 


निजी 


680 


आवासीय 


| 0 .0671 


1589 / 679 


निजी 


आवासीय 


| 0 . 0185 


निजी 


681 


नहरी 1 


| 0. 1654 


निजी 


आ . चा . 


682 


0 . 0011 


निजी 


| नहरी 1 बीड | 


684 


निजी 


नहरी 1 


686 


0 .1515 


भगवानदास पिता माणकलाल ब्राहमण 
सा कांकरोली खातेदार 


___ 12 


| 2. 2046 
[ फा . सं. भाराराप्रा / आरबीएल / बीएचएल ] 

राजेश गुप्ता , उप सचिव 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 

NOTIFICATION 

___ New Delhi, the 30th October, 2017 
S . 0 . 3472 ( E). – Whereas , by notification of the Government of India inthe Ministry of Road Transport and 
Highways , number SO . 277 (E ) dated 30th January, 2017 published in the Gazette of India , Extraordinary, Part II, Section 
3, Sub -Section ( ii) issued under sub -section ( 1) of Section 3 (A ) of the National Highways Act, 1956 ( 48 of 1956 ) 
(hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the 
Schedule annexed to the said notification for building ( widening/four laning , etc.) maintenance, management and 
operation of National Highway No. 758 on the stretch of land fromkm. 0+ 000 to km. 30 + 000 ( Rajsamand - Bhilwara 
Section ) in the District Rajsamand in the State of Rajasthan . 


[ TT II - QU5 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


And whereas the substance of the said notification has been published in Local News Paper “ Dainik Navjyoti” 
and “ Rajasthan Patrika ” dated the 14 .02 .2017 ; under sub -section (3 ) of section 3A of said Act; 


And whereas, objections have been received , and same have been considered by the Competent Authority ; 


And whereas, in pursuance of sub - section ( 1) of Section 3D of the said Act, the competent authority has 
submitted its report to the Central Government; 


Now , therefore, upon receipt of the said report of the competent authority, and in exercise of the powers 
conferred by sub -section ( 1) of Section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land 
specified in the Schedule should be acquired for the aforesaid purpose ; 


And further in pursuance of sub - section (2 ) of Section 3D of the said Act, the Central Government hereby 
declares that on publication of this notification in the Official Gazette , the land specified in the said Schedule shall vest 
absolutely in the Central Government, free from all encumbrances. 


SCHEDULE 


Brief description of the land to be acquired , with or without structures, falling within the stretch of land from Km . 

0 + 000 to Km . 30 + 000 (Rajsamand -Bhilwara Section ) of National Highway No. 758, in the State of Rajasthan . 


Owner s Name s 


Serial 
number 


Name of 
the district 


Name of 
the taluka 


Name of 
the village 


Survey 
Number 


Type of 
land 


Nature of 

land 


Area 

( in 
hectare ) 


2 


| 


3 


| 


4 


5 


6 


7 


Rajsamand 


Rajsamand 


Asotiya 


692 


Private 


0 . 1745 


Nahri I 
Bid I 


Mangilal Chatarbhuj Ambalal 
Pyarelal Pita Navla Keshibai 
Beva Navla Kumawat Sa 
Kankroli Khatedar 


Private 


Nahri I | 0 . 1522 


Bhagwandas Pita Manaklal 
Braman sa Kankroli Khatedar 


| Private 


Nahri I 


0 . 1694 


Bhagwandas Pita Manaklal 
Braman sa Kankroli Khatedar 


Private 


Nhari I 
Bid I 


0 .5404 


Bherulal Dhanraj pita Fathelal 
5 /6 Mahajan Sa Khatedar Joyti 
Divya Dimpal Pita Lalchand 
Mehta 1 /6 Mahajan Sa 
Piplantri HalMumbai Khatedar 


695/1 


| Private 


Nahri 

I 


0 


. 301 


Shambhupuri pita Ruppuri 
Gusai Sa Kankroli Khatedar 


695/2 


Private 


Nahri I | 0 . 3009 | Madanpuri pita Ruppuri Gusai 

Sa Kankroli Khatedar 


680 


Private 


Aawasiya 


0 . 0671 


Manju Dak Patni Susilkumar 
Dak Sa Rajnagar Sushela Dak 
Patni Bharatkumar Dak Sa 
Kankroli Khatedar 


1589 /679 | 


Private 


Aawasiya 


0 . 0185 


Nirmalkumar Dak pita Devilal 
Lalita Dak Patni Nirmalkumar 
Dak Sa Kankroli Khatedar 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 ( ii )] 


Serial 
number 


Owner s Name s 


Name of 
the district 


Name of 
the taluka 


Name of 
the village 


Survey 
Number 


Type of 

and 


Nature of 

land 


Area 

in 
hectare ) 


2 


| 


3 


| 


4 


5 


6 


7 


681 


Private 


Nahri I 


0 . 1654 


Bhagwandas Pita Manaklal 
Braman sa Kankroli Khatedar 


Private 


Aa.Cha . 


0 . 0011 | Bhagwandas Pita Manaklal 

Braman sa Kankroli Khatedar 


Private 


0 . 1626 


Nahri I 
Bid I 


Bhagwandas Pita Manaklal 
Braman sa Kankroli Khatedar 


Private 


Nahri I 


0 . 1515 


Bhagwandas Pita Manaklal 
Braman sa Kankroli Khatedar 


Total 


12 


2 . 2046 


[ F. No. NHAI/ R . B. L./ BHL] 
RAJESH GUPTA , Dy. Secy. 


Digitally signed by 
RAKESH SUKUL 
Date: 2017 .11.06 
18 :20 :59 + 05 30 


RAKESH 

SUKUL 
Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road ,Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi - 110054 . 


